निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 ज्येष्ठ 1932 ( श ) 
पटना , सोमवार , 21 जून 2010 


( सं० पटना 403 ) 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 


26 मार्च 2010 


सं0 42 प्रा०स० - 01/ 2010 - 355/वि०स० । — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 


दिनांक 15 मार्च, 2010 को सदन में यथापारित प्रस्ताव के आलोक में बिहार विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन 


नियमावली के नियम 240 ( 2 ) को शिथिल करते हुए अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा ने वित्तीय वर्ष 2010 - 11 के लिए 


प्राक्कलन समिति का गठन निम्न रूप से किया है : 


( 1 ) श्री शशि कुमार राय , स०वि०स० 


सभापति , 


( 2 ) श्री अजीत कुमार, स०वि०स० 


सदस्य , 


( 3 ) श्री विश्वमोहन भारती , स०वि०स० 


सदस्य , 


( 4 ) श्री श्याम बहादुर सिंह , स०वि०स० 


सदस्य , 


( 5 ) श्री सत्यदेव नारायण आर्य, स०वि०स० 


सदस्य , 


( 6 ) श्री गजेन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० 


सदस्य , 


( 7 ) श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह , स०वि०स० 


सदस्य , 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 जून 2010 
( 8 ) श्री अजीत कुमार झा , स०वि०स० 


सदस्य , 


सदस्य , 


- 


सदस्य , 


( 9 ) श्री अच्युतानन्द सिंह उर्फ डॉ० अच्युतानन्द , स०वि०स० 
( 10 ) श्री अवधेश कुमार सिंह , स०वि०स० 
( 11 ) श्री राम लखन महतो, स०वि०स० 
( 12 ) श्री मुरलीधर मंडल , स०वि०स० 
( 13 ) श्री कैलाश बैठा , स०वि०स० 


सदस्य , 


सदस्य , 


सदस्य । 


श्री शशि कुमार राय , स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । 


इस समिति का कार्यकाल दिनांक 01 अप्रील , 2010 से चतुर्दश बिहार विधान - सभा के कार्यकाल तक होगा । 


माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 


सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 


सचिव , 


बिहार विधान - सभा , पटना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 403- 571 + 30 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic .in 


